Regd . No. CHD/0093 / 2015-2017 


सन्यमेव जयते 


सरकार 


Govt 
. 


VARYANA 


OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 
© Government of Haryana 
No. 19-2017 ] CHANDIGARH , TUESDAY, MAY 9 , 2017 (VAISAKHA 18 , 1939 SAKA ) PART — I 

हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 मई , 2017 
संख्या 1370:-कृषि अनु ० (1)-2016 / 5856.- हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 ( 1961 का पंजाब 
अधिनियम 23 ), की धारा 43 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( xxviii ) ( xxix) तथा (xxx ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008 को 
आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

ये नियम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं । 
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा नियम, 2008 में , परिशिष्ट ख में , खाना 4 तथा 5 के नीचे, क्रम संख्या 47 तथा 
उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 


1 . 


2 . 


: 


4 


5 


. 


" इंजिनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में डिप्लोमा 

शाखा में डिप्लोमा किन्तु | सीधी भर्ती द्वारा या राज्य सरकार या बोर्ड या निगम या 
इलैक्ट्रीशियन से कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत ) की पदोन्नति की | कानूनी निकाय की सेवा में पहले से ही लगे किसी 
दशा में केवल इलैक्ट्रीशियन जो इलैक्ट्रीशियन / वायरमैन में | कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय | टिप्पणी (i):- कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत ) के 10 प्रतिशत 
प्रमाण - पत्र सहित मैट्रिक हो या इसके समकक्ष ट्रेड में | पद बोर्ड के इलैक्ट्रीशियन / वायरमैन या इसके समकक्ष 
इलैक्ट्रीशियन के रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा रखता हो तथा | में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे; तथा 
बोर्ड द्वारा यथा विहित विभागीय परीक्षा पास की हो, पदोन्नति 

(ii):- कनिष्ठ अभियन्ता ( जन स्वास्थ्य ) के 10 
के लिये पात्र होगा; तथा 

प्रतिशत पद बोर्ड के विद्यमान योग्य प्लम्बरों से पदोन्नति 
प्लम्बर से कनिष्ठ अभियन्ता ( जन स्वास्थ्य) के पद पर द्वारा भरे जाएंगे । जैसे प्लम्बर के पद डिमिनिशिंग काडर 
पदोन्नति की दशा में केवल प्लम्बर जो प्लम्बर में औद्योगिक में हैं , इसलिए और यह संशोधन स्वत , समाप्त हो जाएगा 
प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र सहित | जब बोर्ड का अन्तिम पात्र प्लम्बर पदोन्नत हो जाएगा ” । 
मैट्रिक हो या इसके समकक्ष ट्रेड में प्लम्बर के रूप में पन्द्रह वर्ष 
की सेवा रखता हो तथा बोर्ड द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा 
पास की हो , पदोन्नति के लिए पात्र होगा । 


डॉ ० अभिलक्ष लिखी, 
प्रधान सचिच, हरियाणा सरकार, 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


( 336 ) 


PART I) 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 9 , 2017 (VYSK . 18 , 1939 SAKA ) 


337 


HARYANA GOVERNMENT 


AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 


Notification 


an 


The 3rd May , 2017 
No. 1370 - Agri. S ( 1) 2016 /5856.— In exercise of powers conferred by Sub -section (1) read with clauses 
(xxviii ), (xxix ) and ( xxx ) of Sub -section (2 ) of Section 43 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 
( Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana 
State Agricultural Marketing Board Service Rules, 2008, namely : 
1 . These rules may be called the Haryana State Agricultural Marketing Board Service ( Amendment) Rules, 2016 . 
2 . In the Haryana State Agricultural Marketing Board Service Rules, 2008 in Appendix B , against serial number 
47, under columns 4 and 5 , for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
4 

5 
“ Diploma in respective branch of Engineering but in case By direct recruitment or by transfer or deputation of 
of promotion from Electrician to Junior Engnieer official already in the service of State 
( Electrical), only the Electrician who is Matriculate with Government or Board or Corporation or Statutory 
National Trade Certificate issued by the Industrial Training Board : 
Institute in Electrician / Wireman or its equivalent trade Note (i): 10 percent posts of Junior Engineer 
having fifteen years service as Electrician and has passed ( Electrical) shall be filled up by promotion from 
the departmental test as prescribed by the Board , shall be amongst the Electricians/ Wireman of the Board ; 
eligible for promotion, and 

and 
in case of promotion from Plumbers to Junior ( ii) 10 percent posts of Junior Engineer 
Engineer (Public Health ), only the Plumber who is (Public Health ) shall be filled up by promotion from 
Matriculate with National Trade Certificate issued by the amongst the existing Plumbers of the Board , the post 
Industrial Training Institute in Plumber or its equivalent of Plumber is of diminishing cadre , therefore this 
trade having fifteen years service as Plumber and has amendment will automatically lapse when the last 
passed the departmental test as prescribed by the Board, elgible Plumber of the Board is promoted” . 
shall be eligible for promotion . 


DR . ABHILAKSH LIKHI, 
Principal Secretary to GovernmentHaryana , 
Agriculture and Farmers Welfare Department. 


55240 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


